निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 841 ) पटना , वृहस्पतिवार , 14 सितम्बर 2017 


सं० 3ए - 2 - वे०पु० 06 / 2017 - 7367 / वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

13 सितम्बर 2017 
बिहार निर्वाचन सेवा के प्रथम प्रोन्नति पद , उप निर्वाचन पदाधिकारी का दिनांक - 01/ 01 / 96 


विषयः 


के प्रभाव से वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में । 

वित्त विभागीय शुद्धि - पत्र संख्या - 2139 , दिनांक 24 / 02 / 2012 के द्वारा उप निर्वाचन पदाधिकारी का 
वेतनमान दिनांक 01 / 01 / 96 के प्रभाव से ₹8000 - 13500 / - तथा बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली - 2006 के अधिसूचित 


होने की तिथि 22 / 12 / 2006 के प्रभाव से ₹ 10000 - 15200/ - स्वीकृत है । 


2. बिहार निर्वाचन सेवा एक राज्य सेवा है । अन्य राज्य सेवाओं के समान बिहार निर्वाचन सेवा के मूल कोटि 


पद का वेतनमान दिनांक - 01 / 01 / 96 के प्रभाव से ₹6500 - 10500/ - स्वीकृत है । प्रथम प्रोन्नति के पद उप निर्वाचन 


पदाधिकारी का वेतनमान ₹8000 - 13500 / - स्वीकृत है , जबकि अन्य राज्य सेवाओं के प्रथम प्रोन्नति के पद के 


वेतनमान ₹10000 - 15200/ - स्वीकृत है । 

3. बिहार निर्वाचन सेवा के उक्त प्रोन्नति स्तर के वेतनमान की स्थिति अन्य राज्य सेवाओं की तुलना में 
विसंगतिपूर्ण है । अतएव इस विसंगति के निराकरण के लिए वित्त विभागीय शुद्धि - पत्र संख्या- 2139, दिनांक 
24 / 02 / 2012 को विलोपित करते हुए उप निर्वाचन पदाधिकारी के लिए दिनांक 01 / 01 / 96 के प्रभाव से वेतनमान 
₹10000 - 15200/ - को अनुमान्य किया जाना अपेक्षित है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 14 सितम्बर 2017 


4 . अतः सम्यक विचारोपरान्त वित्त विभागीय शुद्धि - पत्र संख्या - 2139 , दिनांक 24 / 02 / 2012 को विलोपित 


करते हुए बिहार निर्वाचन सेवा के उप निर्वाचन पदाधिकारी के लिए दिनांक 01 / 01 / 96 के प्रभाव से वेतनमान 
₹10000 - 15200/ - की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव ( व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 841-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


